रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD . NO . D. L.-33004/99 



MON 


" 


. 


Art 


.. 


. 


सामव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


? 


असाधरण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , जून 10 , 2015 / ज्येष्ठ 20 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY , JUNE 10 , 2015 /JYAISTHA 20 , 1937 


सं. 1194] 
No. 1194 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली 10 जून , 2015 
का . आ . 1521 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 ( नया रा. रा. 
क्र . 49) के कि . मी. 127.650 से कि0मी0 141.050 तक के भूखण्ड (बिलासपुर - उर्दावल सेक्शन ) का निर्माण ( चौड़ा 
करने / दो लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि अपेक्षित है जिसका 
संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशयक की घोषणा करती है ; 


कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप - धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर 
आक्षेप कर सकेगा; 


ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व), बिलासपुर, जिला - बिलासपुर , 
छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, 
आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई 

जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या 
तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा । 


उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप - धारा ( 2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम 
होगा; और 

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक (लैंड प्लान) और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त 
कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 


2554 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


अनुसूची 
छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र . - 200 ( नया रा. रा . क्र . - 49 ) पर कि . मी . 127 .650 से कि . मी . 141.050 

तक (बिलासपुर - उर्दावल खंड ) के लिये अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण 
क्र . सं . जिला - तहसील | गाँव - खसरा संख्या । 

भूमि की 

भूमि का प्रकार भूमि का 
प्रकृति 

क्षेत्रफल 

हेक्टेयर में 
बिलासपुर | मस्तूरी । मस्तूरी 459/ 2 

निजी 

0 .02 


1 


कृषि 


460/ 4 


निजी 


कृषि 


0 . 01 


463/ 4 


निजी 


0 . 027 


कृषि 
कृषि 


230/ 2 


निजी 


0 .028 


231 


निजी 


कृषि 


0 .169 


198, 199, 200 


निजी 


कृषि 


0 .228 


484/ 2 


निजी 


कृषि 


0 .0233 


456/ 3 


निजी 


कृषि 


0 .012 


464/ 2 


निजी 


पक्का 


0. 089 


474/ 4 


निजी 


कृषि 


0 . 09 


476 / 3 


निजी 


कृषि 


0 .062 


240 / 2 


निजी 


कृषि 


0 .03 


233 


निजी 


0 .169 


195/ 1 


निजी 


कृषि 
कृषि 
कृषि 


0 . 03 


195/ 2, 197/ 2 


निजी 


0. 12 


488 


निजी 


कृषि 


0 . 0525 


487/ 6 


निजी 


0 . 063 


487/ 2 


निजी 


कृषि 
कृषि 
कृषि 


0 .0676 


487/ 5 


निजी 


0. 109 


487/ 4 


निजी 


कृषि 


0 . 0623 


___ 02 . | बिलासपुर | मस्तूरी । पेंड्री । 


251/ 3 


निजी 


कृषि 


0. 004 


निजी 


0.07 


254, 212 / 4 , 

213 


पक्का, मकान , 

कृषि 


212/ 1 , 213 


निजी 


0 . 08 


पड़त, कृषि 
ढाबा, कृषि 


226/ 15 


निजी 


0. 015 


288/ 1 


निजी 


मकान 


0 .012 


288 / 2 


निजी 


मकान 


0 .02 


288/ 1 


निजी 


मकान 


0. 016 
0 . 013 


290/ 1 


निजी 


मकान 


0 . 015 


283 


निजी 


आंगन 


0 .024 


291 


निजी 


पड़त 


0 . 042 


283 


283 


निजी 


मकान 


0 . 043 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


___ 283 


निजी 


मकान 


0 . 006 


283 


निजी 


पक्का 


0. 006 


264/ 7 


निजी 


धनहा 


0 . 032 


264/10 


निजी 


धनहा 


0 .028 


264 / 9 


निजी 


धनहा 


0 .02 


264/ 1 


निजी 


धनहा 


0. 016 


264/ 5 


निजी 


धनहा 


0 . 017 


282/12 


निजी 


धनहा 


0 .022 


232 / 4 


निजी 


धनहा 


0. 049 


250/ 3 


निजी 


धनहा 


0 .034 


250 / 6 


निजी 


पड़त 


0 . 012 


250 / 8 - 9 


निजी 


धनहा 


0 . 032 


250 / 7 


धनहा 


0 . 016 


निजी 
निजी 


_ 03. 


बिलासपुर | मस्तूरी । रिस्दा । 


371/ 4 


कृषि 


0 .059 


373/ 1 


निजी 


0 . 1 


कृषि 
कृषि 


373/ 2 


निजी 


___ 0.1 


373/ 3 


निजी 


कृषि 


0 . 04 


[ फा . सं. आर. डब्ल्यू / एन. एच.- 37014 / 18 / 2010 / एन.एच. डी . पी -IVA] 

माया प्रकाश , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, 10th June , 2015 


S . O . 1521 ( E ). In exercise of powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government, after 
being satisfied that for the public purpose , the land , the brief description of which is given in the Schedule 
below , is required for building (Widening/two -laning , etc .), maintenance , management and operation of 
National Highway No- 200 (New NH -49) in the stretch of land from Km . 127 .650 to Km . 141.050 (Bilaspur 
Urdawal Section ) in district of Bilaspur in the State of Chhattisgarh , hereby declares its intention to acquire 
such land ; 

Any person interested in the said land may , within twenty - one days from the date of publication of 
this notification in the Official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under 
sub - section (1) of section 3C of the said Act. 

Every such objection shall be made to the competent authority , namely , Sub -Divisional Officer 
(Revenue), Bilaspur , District Bilaspur , Chhattisgarh in writing and shall set out the grounds thereof and 
the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard , either in person or by a legal 
practitioner, and may , after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any , as the 
competent authority thinks necessary , by order , either allow or disallow the objections. 

Any order made by the competent authority under sub -section (2 ) of section 3C of the said Act shall 
be final. 

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


SCHEDULE 
Brief descriptionof the land to be acquired from Km . 127 .650 to 141.050 (Bilaspur -Urdawal Section ) of the 

National Highway 200 (New N . H .-49 in the state of Chhattisgarh ) 
S .No. Name of Name of Survey Type of Nature of Land 

Area 
District Taluk the Village Number Land 

in /Hect. 


3 


5 


6 


8 


Bilaspur 


Masturi 


Masturi 


459/2 


Private 


0 .02 


460 /4 


Private 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 


0 .01 


463/ 4 


Private 


0 .027 


230 / 2 


Private 


0 .028 


231 


Private 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 


0 . 169 


Private 


0 . 228 


198 , 199 , 

200 


484 / 2 


Private 


Agriculture 


0 . 0233 


456 / 3 


Private 


0 .012 


Agriculture 
Agriculture 


464 /2 


Private 


0 .089 


474 / 4 


Private 


Agriculture 


0.09 
0 .062 


476 / 3 


Private 


Agriculture 


240 / 2 


Private 


Agriculture 


0 .03 


233 


Private 


Agriculture 


0 . 169 


195 / 1 


Private 


0 .03 


Agriculture 
Agriculture 


Private 


0 . 12 


195 /2 , 
197 /2 


488 


Private 


Agriculture 


0 .0525 


487 /6 


Private 


0 . 063 


Private 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 


487 /2 
487 /5 


0 .0676 


Private 


0 . 109 


487 / 4 


Private 


Agriculture 


0 . 0623 


Bilaspur 


Masturi 


Pendri 


251/ 3 


Private 


Agriculture 


0 .004 


254 , 212 /4 , 


Private 


0 .07 


213 


House 
Agriculture 


212 /1 , 213 


Private 


0 .08 


Padat 
Agriculture 


226 / 15 


Private 


Agriculture 


0 .015 


288/ 1 


Private 


House 


0 .012 


288 /2 


Private 


House 


0 .02 


288 / 1 


Private 


House 


0 .016 
0 .013 


290 / 1 


Private 


House 


0 .015 


283 


Private 


House 


0 .024 


291, 283 1 


Private 


Padat 


0 .042 


283 


Private 


House 


0 .043 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


283 


Private 


House 


0 . 006 


283 


Private 


House 


0 . 006 


264 / 7 


Private 


Agriculture 


0 . 032 


264/ 10 


Private 


Agriculture 


0 .028 


264 / 9 


Private 


Agriculture 


0 .02 


264/ 1 


Private 


Agriculture 


0 . 016 


264 / 5 


Private 


Agriculture 


0. 017 


282 /12 


Private 


Agriculture 


0 . 022 


232/ 4 


Private 


Agriculture 


0 . 049 


250 / 3 


Private 


Agriculture 


0 .034 


250/ 6 


Private 


Padat 


0. 012 


250/ 8 - 9 


Private 


Agriculture 


0 . 032 


250 / 7 


Private 


Agriculture 


0 . 016 


Bilaspur 


Masturi 


Risda 


371 / 4 


Private 


Agriculture 


0 . 059 


373 / 1 


Private 


Agriculture 


0 . 1 


373 / 2 


Private 


Agriculture 


0. 1 


373/ 3 


Private 


Agriculture 


0 .04 


[ F. No. RW/ NH- 37014/18/ 2010/ NHDP-IVA] 


MAYA PRAKASH , Director 


अधिसूचना 
नई दिल्ली 10 जून, 2015 


का . आ . 1522 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) की धारा 3 के 
खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का. अ. 335( अ), तारीख 10 फरवरी , 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खण्ड 3, 
उप - खण्ड (ii) में तारीख 10 फरवरी 2011 को एवं अधिसूचना संख्या का . अ. 38 ( अ), तारीख 07 जनवरी, 2014 तथा 
अधिसूचना संख्या का . आ . 1165 ( अ), तारीख 29 अप्रैल , 2014 को प्रकाशित की गई थी , में एतद्द्वारा निम्नलिखित 
संशोधन करती है , अर्थात्: 


उक्त अधिसूचना की अनुसूची में , 
( क ) जिला " जांजगीर - चांपा " से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, अंतिम कॉलम में क्रम संख्या ( 44 ) रगजा 

के पश्चात प्रविष्ठियां “( 45) अरसमेटा, ( 46) अफरीद , ( 47 ) हरेठी , (48) बगबुड़वा, ( 49) बोरदा एवं ( 50 ) 
पतेरापाली ” अंतः स्थापित की जाएंगी । 

[ फा . सं. आर. डब्लू / एन एच-37014 / 18/ 2010-/ एन एच डीपी- IVए ] 


माया प्रकाश, निदेशक 


पाद टिप्पणी - मूल अधिसूचना का. आ . 335 ( अ ), तारीख 10 फरवरी , 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , 

खण्ड 3, उप - खण्ड (ii ), तारीख 10 फरवरी , 2011 में प्रकाषित की गई थी । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


NOTIFICATION 


New Delhi, 10th June , 2015 


S . O . 1522 ( E ). — In exercise of power conferred by clause ( a ) of Section 3 of the National Highways 
Act, 1956 (48 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification 
of the Govt. Of India in the Ministry of Road Transport and Higwhays No . S . O . 335 (E ) dated the 
14th February , 2011 published in the Gazette of India and No. S .O . 38 (E ) dated the 7th January, 2014 , 
Extraordinary Part - II, Section 3 , Sub - Section ( ii ), dated 7th January , 2014 , and No. S . O . 1165 ( E ) dated the 
29th April, 2015 , Extraordinary Part-II , Section 3, Sub -Section ( ii), dated 29th April, 2014 , namely : 


In the Schedule to the said notification , 


( a ) 


against serial no . 2 relating to District “ Janjgir -Champa ” in the last column, after entry “ ( 44 ) 
Ragja” the entries “ (45 ) Arasmeta , (46 ) Afrid , (47 ) Harethi, (48 ) Bagbudwa, (49 ) Borda & (50 ) 
Paterapali” shall be inserted . 


_ [ F. No. RW/ NH-37014/ 18/ 2010/ - NHDP- IVA] 


MAYA PRAKASH , Director 


Foot Note : — The principal notification were published vide S .O . 335 ( E ) dated 10th February , 2011 , 

published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section3, Sub -section ( ii ), dated the 
10th February, 2011 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली 10 जून , 2015 


का . आ . 1523 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2578( अ ) तारीख 1 अक्टूबर , 2014, जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण भाग - II , खण्ड 3, उप - खण्ड ( ii ) मे प्रकाशित की गई थी , द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में , 
बाइपासों के सन्निमार्ण सहित , राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 200 ( नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49) के कि . मी . 127.650 से 
कि . मी . 141.050 तक (बिलासपुर - उर्दावल सेक्शन ) तक के भू - खण्ड का निर्माण ( चौड़ा करने / दो लेन का बनाने , 
आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्टि भूमि का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा की थी , 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उप - धारा (3 ) के अधीन तारीख 28 .11. 2014 
को नवभारत ( अंग्रेजी संस्करण) तथा तारीख 28.11. 2014 को दैनिक भास्कर (हिन्दी संस्करण), प्रकाशित किया गया था । 


और कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे । जिसका सुनवाई कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
लिया गया है । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा (1 ) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 
घ की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए । 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुसूची 
छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं . - 200 ( नया रा. रा. क्रं .- 49 ) पर कि . मी. 127.650 से कि . मी. 141.050 

तक (बिलासपुर - उर्दावल खंड) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 
क्रं . सं . जिला तहसील गाँव खसरा भूमि की भूमि का भूमि का भू - स्वामी का नाम 

संख्या । प्रकृति । प्रकार क्षेत्रफल 

हेक्टेयर 


| बिलासपुर 


मस्तूरी 


मस्तूरी | 


459/ 6 


निजी 


459 / 3 


निजी 


कृषि 
कृषि 
कृषि 


459/ 5 


459/ 4 


निजी 
निजी 
निजी 


| 0.008 / गीता पति मनहरण । 
___ 0.006 | गणेश / गुहाराम 
___ 0. 006 | कृष्णा / गणेश राम 

0 .013 संगीता / संतोष 

0.034 | बुदलीबाई / जीवर्धन 
___ 0.13 | नारायण / जगदीश 

0 .034 मीनादेवी / रमेश 


459/ 2 


कृषि 
कृषि 


460/ 4 


निजी 


463/ 6 


निजी 


कृषि 


463/ 8 


निजी 


कृषि 


0 . 101 


| सरलादेवी / नकुल 


463/ 4 


निजी 


कृषि 


464 / 1 


निजी 


कृषि 
कृषि 


0 .013 संतोषी / राधारमण 
0. 093 | रमेश / शंकर वर्गे 
0. 145 | सरोजनी / पागेश्वर 


473 


निजी 


475 /10 


निजी 


कृषि 


0 . 061 


भरत / भजन वर्गे 


230/ 2 


निजी 


कृषि 


226/ 1 


कृषि 


निजी 
निजी 


0 . 023 | संतोषी / राधारमण 
0. 1167 हरप्रसाद / लोकनाथ 
0.042 | सोनाबाई / नीलकंठ 


198 , 199 , 

200 


कृषि 


482/ 5 


- निजी 


0.0653 माधुरी / अनिल 

शिव प्रसाद / बिसनी 
0 . 0124 


निजी 


484/ 1 , 
484/ 2 


कृषि 


485 


486 


निजी 
निजी 
निजी 


कृषि 


| 0. 0648 फगनी / मदललाल 
| 0. 065 गायत्री / किशन 
। 0.008 कृष्ण कुमार सिंह / सगुन सिंह 


02. बिलासपुर मस्तूरी । पेंड्री 


251/ 1 


पडत , 
कृषि 


251/ 2 


निजी 


251/ 3 


निजी 


0. 008 | नंदकुमार सिंह / सगुन सिंह 
0 .004 बलराम / मुकुतराम 
0.004 | दुलारी / सुखीराम 


252 


निजी 


मकान 


कृषि 


254 


मकान, 


| 0. 004 | धुलारी / सुखीराम 


कृषि 


254 


निजी 


254 , 212/ 4, निजी 

213 


पड़त, 0.081 | नंदकुमार सिंह / सगुन सिंह 
कृषि 
पक्का , | 0. 027 | बलदाउ सिंह / मकुतराम 
मकान , कृषि 

0 . 002 रविशंकर / शिवशंकर / 
कृषि 

सुकलाल 


226/ 15 


निजी 


ढाबा, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


03. 


Paar 


Heart 


Pret 


371/4 


निजी 


Tarot 


0.046 


PA RIE /PEIYICI 
अमर सिंह / हीरामन 


373/ 1 


निजी 


कृषि 


0 .054 


निजी 


कृषि 


373 / 2 
373/3 


0 . 131 
0. 114 


घनश्याम / गाड़ाराय 
EPIRIE / ETH 


Au 


[41. Tİ. 31 .Gomy / 57 .57 .– 37014 / 18 / 2010 / 54 .57 .21.4 - IVA ] 

माया प्रकाश, निदेशक 


NOTIFICATION 

New Delhi, 10th June, 2015 
S . O . 1523 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, 
Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S . O . 2578 (E ) dated 
1st October , 2014 , published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ) issued 
under sub -section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening /two - laning, etc .), maintenance, management and 
operation of National Highway No . 200 on the stretch of land from Km . 127 .650 to Km . 141.050 ( Bilaspur - 
Urdawal Section ) in district of Bilaspur in the State of of Chhattisgarh 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Navbharat” dated the 
28 - 11 -2014 ( English Version ) and “ Dainik Bhaskar” dated 28 -11- 2014 (Hindi Version ); under sub - section 
( 3) of section 3A of the said Act ; 
And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ; 

Or 
And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by 
the competent authority ; 

And whereas , in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares 
that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief descriptionof the land to be acquired from Km . 127.650 to Km . 141.050 ( Bilaspur -Urdawal Section ) of the 

National Highway 200 (New N . H .-49 in the state of Chhattisgarh ) 


Name of Owner 


Survey 
Number 


Type | Nature of 
of 

Land 
Land 


Area 
in /Hect 


No. 


Name | Name 

Name 
of 

of of the 
District Taluk Village 

2 3 4 
Bilaspur Masturi Masturi 


1 


6 


9 


459 /6 


Private 


Agriculture 


0 .008 


Geeta W /o . Manharan 


459 /3 


Private | Agriculture 


0 . 006 | Ganesh /Guharam 


459 /5 


0 . 006 


Krishna/Ganesh Ram 


Private 
Private 


Agriculture 
Agriculture 


459/4 


0 .013 


Sangeeta /Santosh 


[ TT II - 005 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


459 /2 


Private 


0.034 


460 / 4 


Private 


0 .13 


Budli Bai /Jivrdhan 
Narayan / Jagdish 
Meena Devi/Ramesh 
Sarla Devi/Nakul 


463 /6 


Private 


0 .034 


463/8 


0 . 101 


Agriculture 

Agriculture 
| Agriculture 

Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 


463/ 4 


0 .013 


Santoshi/Radharaman 


464 / 1 


Private 
Private 
Private 
Private 
Private 
Private 


0 .093 | Rames 


473 


0 . 145 
0.061 


Ramesh /Shankar Verge 
Sarojani/ Pageshwar 
Bharat/Bhajan Verge 
Santoshi/Radharaman 


475 / 10 


230 / 2 


Agriculture 


0 .023 


231 


0 


Private 
Private 


Agriculture 
Agriculture 


Phagni Bai/Ramdin Verge 
Harprasad /Loknath 


226 / 1 


0 . 1167 


Private 


Agriculture 


0 .042 | Sonabai/Nilkanth 


198 , 199 , 

200 


482 /5 


0 .0653 


Madhuri /Anil 


Private 
Private 


Agriculture 
Agriculture 


Shiv Prasad /Bisni 


484 / 1 , 
484 / 2 


0 .0124 


485 


Private 
Private 
Private 


486 


0 .0648 
0 .065 


Private L A 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 


2 


Bilaspur 


Masturi 


Pendri 


251/ 1 


0 . 008 


Phagni Bai/Madanlal 
Gayatri/Kishan 
Krishna Kumar Singh / 
Sahun Singh 
Nand Kumar Singh /Sagun 
Singh 
Balram /Mukutram 


251/2 


Private 


0 .008 


Private 


0 . 004 


251/3 
252 


Private 


Agriculture 


0 .004 


Dulari/Sukhiram 


254 


Private | Agriculture 


0 . 004 


Dhulari/Sukhiram 


254 


Private 


Agriculture 


0 . 081 


Nand Kumar Singh /Sagun 
Singh 


Private 


Agriculture 


0 .027 


254 , 
21274 , 213 


| Baldau Singh /Mukutram 


226 / 15 


Private 


Agriculture 


0 .002 


Ravishankar/Shivshankar/ 
Suklal 


3 


Bilaspur Masturi 


Risda 


371/4 


Private 
Private 
Private 


373 / 1 
373/2 


0 . 054 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 


0 .046 Ratan Singh /Shishupal 

Amar Singh /Hiraman 
0. 131 Ghanshyam /Godarai 
0 .114 Hari Singh /Hiraman 


373 / 3 


Private 


[ F . No. RW /NH - 37014 / 18 /2010 /NHDP - IVA ] 

MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


